निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 545 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2013 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

4 जुलाई 2013 
सं0 एम - 4- 02 / 2006( खंड )- 6829/ वि०( 2) — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 ( 2) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 93 (ए ) में 
निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं : 

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 93( a) के प्रथम वाक्य में प्रयुक्त शब्द “ जारी किये 
जाने के माह के बाद तीन महीने के भीतर " शब्द “ चेक निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह के 
भीतर " द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी । 
आदेशः- — आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में 


प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजीव हंस , 


सचिव ( व्यय )। 


PER JJC ( HHTERRUT ), 4 Jalis 2013 

The 4th July 2013 
No . M -4 -02 / 2006 (Part )-6829 /F. — In exercise of the powers conferred under Article 
283 (2 ) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following 
amendments in Rule -93(a ) of Bihar Treasury Code , 2011 with immediate 


effect : 


The words " three months after the month of issue " used in first sentence of Rule 
93 (a ) of Bihar Treasury Code , 2011 shall be substituted by the word " three months from 
the date of issue." 

This notification will come into force with effect from the date of publication in 
Official Gazette . 


Order : - Ordered that copy of this Notification be published in the Extraordinary Gazette 


of Bihar . 


By order of the Governor of Bihar , 


SANJEEV HANS, 


Secretary ( Expenditure ). 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC (3HTETUT) 545 -571 + 10 - Ocotton 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


